रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 269 ] 
No. 269 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


5203 GI / 2021 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 15092021-229658 

- 


CG - DL - E - 15092021-229658 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग I– खण्ड 1 

PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 15 , 2021 / भाद्र 24 , 1943 

NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 15 , 2021 / BHADRA 24 , 1943 


वित्त मंत्रालय 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( वित्तीय स्थिरता प्रभाग ) 

अधिसूचना 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 2021 

फा . सं . 18/14/2013 - एफएसडीसी . – केंद्र सरकार , आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , भारत सरकार की 
दिनांक 30 दिसम्बर , 2010 की फा . सं . 14/33/2010 - ईएम की अधिसूचना में संशोधन करती है जैसा कि दिनांक 
06 अगस्त , 2013 , दिनांक 05 दिसम्बर , 2013 , दिनांक 18 सितम्बर , 2017 , दिनांक 23 मई , 2018 , दिनांक 
24 अगस्त , 2020 और 26 अक्तूबर , 2020 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधन किए गए हैं । 

उक्त अधिसूचना में पैरा 2 ( ख ) ( i ) से पैरा 2 ( ख ) ( xiii ) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें , 
नामतः 

' 2 ( ख ) ( i ) " राज्य मंत्री ( वित्त ) , प्रभारी , आर्थिक कार्य विभाग , 

2 ( ख ) ( ii ) " राज्य मंत्री ( वित्त ) , आर्थिक कार्य विभाग से अन्य विभागों के प्रभारी " , 


2 ( ख ) ( iii ) " गवर्नर , भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) " , 

2 ( ख ) ( iv ) " सचिव , आर्थिक कार्य विभाग " , 

2 ( ख ) ( v ) " सचिव , राजस्व विभाग " , 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 ( ख ) ( vi ) " सचिव , वित्तीय सेवाएं विभाग " , 

2 ( ख ) ( vii ) " सचिव , व्यय विभाग " , 

2 ( ख ) ( viii ) " सचिव , कारपोरेट कार्य मंत्रालय " , 


2 ( ख ) ( ix ) " सचिव , इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय " , 

2 ( ख ) ( x ) " मुख्य आर्थिक सलाहकार , वित्त मंत्रालय " , 

2 ( ख ) ( xi ) " अध्यक्ष , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) " , 

2 ( ख ) ( xii ) " अध्यक्ष , भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( आईआरडीएआई ) " , 
2 ( ख ) ( xiii ) " अध्यक्ष , पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडीए ) " , 
2 ( ख ) ( xiv ) " अध्यक्ष , भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड ( आईबीबीआई ) " , 
2 ( ख ) ( xv ) " अध्यक्ष , अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण " । " 


MINISTRY OF FINANCE 


[ PART I— SEC . 1 ] 


नोटः मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण भाग- I , खंड -1 में दिनांक 30 दिसम्बर , 2010 की फा . सं . 14 / 33 / 
2010- ईएम में प्रकाशित हुई थी और तद्नुसार अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त , 2013 की फा . सं . 18 / 14 / 2013 
एफएसडीसी , दिनांक 05 दिसम्बर , 2013 की फा . सं . 18/14/2013 - एफएसडीसी , दिनांक 18 सितम्बर , 2017 की 
फा . सं . 18/14/2013 - एफएसडीसी , दिनांक 23 मई , 2018 की फा.सं. 18 / 14 / 2013- एफएसडीसी , दिनांक 
24 अगस्त , 2020 की फा . सं . 18/14/2013 - एफएसडीसी और 26 अक्तूबर , 2020 की फा . सं . 18 / 14 / 2013 
एफएसडीसी के अनुसार संशोधित की गई थी । 


डॉ . शशांक सक्सेना , सचिव 
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् 


( Department of Economic Affairs ) 

( FINANCIAL STABILITY DIVISION ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th September , 2021 

F. No. 18/14/2013 - FSDC . – The Central Government hereby makes the following amendments in 
the notification of the Government of India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , 
F. No. 14 / 33 / 2010 - EM dated 30th December , 2010 as amended vide notifications of even number dated 
6th August , 2013 , 5th December , 2013 , 18th September 2017 , 23rd May , 2018 , 24th August , 2020 and 
26th October , 2020 . 


In the said notification , for para 2 ( b ) ( i ) to para 2 ( b ) ( xiii ) , the following shall be substituted , 
namely : - 


2 ( b ) ( iii ) “ Governor , Reserve Bank of India ( RBI ) " , 

2 ( b ) ( iv ) “ Secretary , Department of Economic Affairs " , 
2 ( b ) ( v ) “ Secretary , Department of Revenue ” , 

2 ( b ) ( vi ) “ Secretary , Department of Financial Services " , 


‘ 2 ( b ) ( i ) “ Minister of State ( Finance ) , in charge of Department of Economic Affairs , 

2 ( b ) ( ii ) “ Minister of State ( Finance ) in charge of Department ( s ) other than Department of 
Economic Affairs " . 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 ( b ) ( vii ) " Secretary , Department of Expenditure " , 
2 ( b ) ( viii ) " Secretary , Ministry of Corporate Affairs " , 

2 ( b ) ( ix ) " Secretary , Ministry of Electronics and Information Technology " , 

2 ( b ) ( x ) " Chief Economic Adviser , Ministry of Finance " , 

2 ( b ) ( xi ) " Chairperson , Securities and Exchange Board of India ( SEBI ) ” , 

2 ( b ) ( xii ) " Chairperson , Insurance Regulatory and Development Authority of India ( IRDAI ) " , 
2 ( b ) ( xiii ) " Chairperson , Pension Fund Regulatory and Development Authority ( PFRDA ) " , 
2 ( b ) ( xiv ) " Chairperson , Insolvency and Bankruptcy Board of India ( IBBI ) ” , 
2 ( b ) ( xv ) “ Chairperson , International Financial Services Centre Authority " .. 


3 


Dr. SHASHANK SAKSENA , Secy . 
Financial Stability and Development Council 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary Part I - Section 1 , vide 
F.No. 14 / 33 / 2010 - EM , dated the 30th December , 2010 and subsequently amended vide notifications 
F.No. 18 / 14 / 2013 - FSDC on 6th August , 2013 , F.No. 18 / 14 / 2013 - FSDC on 5th December 2013 , 
F.No. 18 / 14 / 2013 - FSDC on 18th September 2017 , F.No. 18 / 14 / 2013 - FSDC on 23rd May 2018 , 
F.No. 18 / 14 / 2013 - FSDC on 24th August , 2020 , and F.No. 18 / 14 / 2013 - FSDC on 26th October , 2020 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2021.09.15 23:12:15 + 05'30 ' 


